mara 
- 
muT 


रजिस्ट्री सं. डी . एल .. 33004/ 98 


.. . . .. 


RITED . NO. D. L .-33004/98 


सयपानपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 

S 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 143 ] 
No. 143] 


नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 22 , 1999 / चत्र 1, 1921 
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22 , 1999 /CHAITRA 1 , 1921 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 22 मार्च, 1999 


सं. 36 / 99 - सीमाशुल्क 


सा . का . नि . 219( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं . 4/99 - सीमाशुल्क तारीख 8 जनवरी, 1999 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -- 


उक्त अधिसूचना में , 


( क ) " पाकिस्तान " शब्द के स्थान पर " पाकिस्तान या बंगलादेश " शब्द रखे जाएंगे । 


( ख ) सारणी में , छूट की शर्त से संबंधित स्तंभ ( 3 ) में पहले परन्तुक के खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 


THA 


" ( क ) नई दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा के विनियमन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच करार के अधीन या कलकत्ता और 

काका के बीच बस सेवा के विनियमन के लिए भारत और बंगलादेश के बीच करार के अधीन आयातित स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
मात; " 


[ फा . सं. 550/ 1/99 - एल सी ] 
एन. के . सिन्हा , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं . 4/ 99 - सीमाशुल्क , तारीख 8 - 1 - 1999 [ सा . का. नि . 21 ( अ ) , तारीख 8- 01 - 1999 ] द्वारा 

प्रकाशित की गई थी । 


862 G / 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II-- Sec . 3 ( ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd March , 1999 

NO . 36 /99- CUSTOMS 


G . S . R . 219 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the CustomsAct, 1962 (52 
of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance , (Department of Revenue) 
No, 4 /99 -Customs, dated the 8th January, 1999 , namely : 


In the said notification , -- 
(a ) for the word " Pakistan " , the words “ Pakistan or Bangladesh " shall be substituted ; 
(b ) in the Table, in column (3) relating to condition of exemptions, for clapse (a ) of the first proviso , the following 

clause shall be substituted , namely : 
“ (a ) the goods specified in column (2 ) are imported under the Agreement between India and Pakistan for 

regulation of Bus Service between New Delhi and Lahore or under the Agreementbetween India and 
Bangladesh for regulation of Bus Service between Calcutta and Dhaka ;" 

E No. 550 / 1 /99 -LC ] 
N .K . SINHA , Under Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 4 /99 - Customs, datod 8 -1 - 1999 

[G . S .R . 21 ( E ), dated 8 -01- 1999 ). 


Printod lry the Manager, Gjovt of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Congoller of Publications, Dolhi- 110054 


